. 


. 


. 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

31 वैशाख , 1937 ( श०) 
संख्या 349 राँची, गुरुवार 

21 मई, 20 15 ( ई० 
विधि (विधान विभाग 


अधिसूचना 
20 मई , 2015 


संचिका संख्या- सी0ए0जी0ओ0 नियुक्ति )- 01 @ 2013& 1006 @ जे0-- भारत के संविधान के 
अनुच्छेद - 165 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के महामहिम राज्यपाल श्री रवि 


शंकर मजूमदार ] महाधिवक्ता ] माननीय झारखंड उच्च न्यायालय] राँची द्वारा महाधिवक्ता ] झारखंड के पद 


पद से दिनांक 14 मई, 2015 को दिये गये त्याग- पत्र को तत्काल प्रभाव से स्वीकृत करते हुए 


झारखंड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 21 मई, 20 15 
श्री बिनोद पोद्दार ] वरीय अधिवक्ता ] माननीय झारखंड उच्च न्यायालय] राँची को उनके पदभार ग्रहण 


करने की तिथि से अगले आदेष तक के लिए झारखंड राज्य के लिए महाधिवक्ता नियुक्त करते हैं 


संचिका संख्या- सी0 @ ए0जी0ओ0 नियुक्ति )- 01 @ 2013 


झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 


बी0 बी0 मंगलमूर्ति , 
प्रधान सचिव- सह विधि परामर्शी 
विधि ( विधान) विभाग , झारखण्ड , राँची । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधीक्षक झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 3 4 9 - 50 । 


